पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 फरवरी, 2013 ई० (फाल्गुन 04, 1934 शक सम्वत) [ संख्या - 08 


विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

पृष्ठ संख्या 

वार्षिक चन्दा 


रु० 


3075 


63 - 72 


1500 


57 - 63 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ... 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण ... 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


19 - 20 


975 


1425 


63 - क 


65 


1988 


1988 


भाग 1] 

उत्तराखण्ड गजट , 23 फरवरी, 2013 ई० (फाल्गुन 04 , 1934 शक सम्वत् ) 

वन एवं पर्यावरण अनुभाग - 1 

विज्ञप्ति / प्रोन्नति 

01 फरवरी , 2013 ई० 
संख्या 268 / X - 1 - 2013 - 4 (23) / 2009 - भारतीय वन सेवा उत्तराखण्ड संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को 
मुख्य वन संरक्षक वेतनमान ₹ 37 ,400 - 67 , 000 एवं ग्रेड वेतन ₹ 10,000 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 
पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्रमांक अधिकारी का नाम 

बैच वर्ष 
श्री डी0 जे0 के0 शर्मा 
श्री विजय कुमार 

1988 
श्री जबर सिंह सुहाग 
श्री विनीत पांगती 

1988 
डॉ0 सुख देव सिंह 

1988 
श्री समीर सिन्हा 

1990 
2. उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

आज्ञा से , 
एस0 रामास्वामी , 

प्रमुख सचिव । 
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग 

अधिसूचना 

05 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 2375 / VIII / 13 - 544 ( क०रा०बी०यो० ) / 2005 - चूँकि , राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( अधिनियम संख्या 34, 
वर्ष 1948 ) के अधीन उपबंधित लाभों से उच्चतर लाभ प्राप्त है । 

2. अतएव, श्री राज्यपाल महोदय, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , कर्मचारी 
राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् श्रम एवं सेवायोजन विभाग की अधिसूचना संख्या 693 / VIII / 10 - 544 
( क०रा०बी०यो०) / 2005, दिनांक 31 मार्च, 2010 में उल्लिखित शर्तों के अधीन इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की 
तिथि से तीन वर्ष तक के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करते हैं । 

अधिसूचना 

06 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 99 / VIII / 13 - 19 (ई०एस०आई० ) / 2012 - मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा प्रदान की 
गयी सहमति के क्रम में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 ( अधिनियम संख्या 10 , वर्ष 1897 ) की धारा 21 सपठित कर्मचारी 
राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( अधिनियम संख्या 34 , वर्ष 1948) की धारा 74 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और 
एतदर्थ पूर्व में जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करके श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड राज्य के 
प्रत्येक जनपद के सिविल जज न्यायालय ( सीनियर डिवीजन ) को कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय के रूप में भी अधिसूचित 
करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


डॉ० रणबीर सिंह, 

प्रमुख सचिव । 


68 


[ भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट , 23 फरवरी, 2013 ई० (फाल्गुन 04 , 1934 शक सम्वत् ) 

कुमाऊँ जोन 
क्र० सचलदल इकाई का नाम मुख्यालय जिला 

अधिकार क्षेत्र 
सं० 
1. सचलदल इकाई, जसपुर धर्मपुर ऊधमसिंह नगर जसपुर तहसील का समस्त क्षेत्र 


2 . सचलदल इकाई (ए ), काशीपुर शाहगंज ऊधमसिंह नगर काशीपुर तहसील का समस्त क्षेत्र 
3. सचलदल इकाई ( बी ), काशीपुर रेलवे स्टेशन , ऊधमसिंह नगर काशीपुर तहसील का समस्त क्षेत्र 

काशीपुर 


4. सचलदल इकाई , बाजपुर 


महेशपुरा 


ऊधमसिंह नगर बाजपुर तहसील का समस्त क्षेत्र 


5. सचलदल इकाई (ए ), रुद्रपुर । संयुक्त जांच ऊधमसिंह नगर रुद्रपुर मण्डल कार्यालय का समस्त क्षेत्र 

चौकी , रुद्रपुर 


6. सचलदल इकाई ( बी ), रुद्रपुर रेलवे स्टेशन , ऊधमसिंह नगर रुद्रपुर मण्डल कार्यालय के क्षेत्राधिकार का 

रुद्रपुर 

समस्त क्षेत्र 
7. सचलदल इकाई, किच्छा संयुक्त जांच ऊधमसिंह नगर किच्छा मण्डल कार्यालय के क्षेत्राधिकार का 

चौकी, सुतईया 

समस्त क्षेत्र 


8 . सचलदल इकाई, खटीमा 


टेड़ाघाट 


ऊधमसिंह नगर खटीमा तहसील का समस्त क्षेत्र 


9. सचलदल इकाई , सितारगंज ___ सितारगंज ऊधमसिंह नगर सितारगंज तहसील का समस्त क्षेत्र 


10. सचलदल इकाई , टनकपुर 


टनकपुर 


चम्पावत 


जिला चम्पावत एवं जिला पिथौरागढ़ का 
समस्त क्षेत्र 


11. सचलदल इकाई, रामनगर 


रामनगर 


नैनीताल 


12 . सचलदल इकाई ( ए), हल्द्वानी मण्डल कार्यालय, नैनीताल 

हल्द्वानी 


तहसील रामनगर, जिला अल्मोड़ा की तहसील 
भिक्यासैंण एवं पौड़ी गढ़वाल जिले की 
तहसील धूमाकोट का समस्त क्षेत्र 
जिला नैनीताल का समस्त क्षेत्र रामनगर 
तहसील को छोड़कर एवं जिला अल्मोड़ा 
का समस्त क्षेत्र तहसील भिक्यासैंण को 
छोड़कर एवं जिला बागेश्वर का समस्त 
क्षेत्र 
जिला नैनीताल का समस्त क्षेत्र रामनगर 
तहसील को छोड़कर एवं जिला अल्मोड़ा 
का समस्त क्षेत्र तहसील भिक्यासैंण को 
छोड़कर एवं जिला बागेश्वर का समस्त 
क्षेत्र । 


हल्द्वानी 


____ 13. सचलदल इकाई ( बी ) , हल्द्वानी रेलवे स्टेशन , 

हल्द्वानी 


69 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट, 23 फरवरी , 2013 ई० (फाल्गुन 04, 1934 शक सम्वत् ) 

वि०अनुशा0 इकाईयां 
क्र० सं० वि०अनुशा0 इकाई का नाम मुख्यालय 

अधिकार क्षेत्र 
देहरादून - ए 

देहरादून देहरादून वाणिज्य कर मण्डल के खण्ड - 1, खण्ड - 2, खण्ड - 3 

एवं खण्ड - 4 तथा वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय , ऋषिकेश 
एवं वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय , उत्तरकाशी के क्षेत्राधिकार 

का समस्त क्षेत्र 
देहरादून - बी 

देहरादून देहरादून वाणिज्य कर मण्डल के खण्ड - 5 , खण्ड - 6 , खण्ड - 7 

एवं खण्ड - 8 तथा वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय , विकासनगर 
एवं वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय , मसूरी के क्षेत्राधिकार का 

समस्त क्षेत्र 
हरिद्वार - ए 

हरिद्वार हरिद्वार वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय का समस्त क्षेत्र , वाणिज्य 

कर मण्डल कार्यालय, श्रीनगर एवं वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय , 

गोपेश्वर के क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र 
हरिद्वार - बी 

हरिद्वार रुड़की वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय एवं कोटद्वार वाणिज्य 

कर मण्डल कार्यालय के क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र 
काशीपुर 

काशीपुर काशीपुर वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय के क्षेत्राधिकार का 

समस्त क्षेत्र 
रुद्रपुर 

रुद्रपुर रुद्रपुर वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय , किच्छा वाणिज्य कर 

मण्डल कार्यालय एवं खटीमा वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय 

के क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र 
हल्द्वानी - ए 

हल्द्वानी 

हल्द्वानी वाणिज्य कर मण्डल का खण्ड - 1 व खण्ड - 2 , नैनीताल 
वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय, अल्मोड़ा वाणिज्य कर मण्डल 
कार्यालय तथा बागेश्वर वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय के 

क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र 
हल्द्वानी - बी 

हल्द्वानी हल्द्वानी वाणिज्य कर मण्डल का खण्ड - 3 व खण्ड - 4, रामनगर 

वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय, टनकपुर वाणिज्य कर मण्डल 
कार्यालय तथा पिथौरागढ़ वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय के 
क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र 


आज्ञा से , 


राधा रतूड़ी, 

प्रमुख सचिव । 
अधिसूचना 

05 दिसम्बर, 2012 ई० 
संख्या 1024 / 2012 / XXVII (8) / सू0अ0अ0 / 2008 -" सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 * ( 2005 का अधिनियम 
संख्या 22 ) की धारा 5 व 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय, वाणिज्य कर विभाग 
के राज्य स्तर हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना 
अधिकारी को , सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना 
अधिकारी के रूप में अधिसूचित / नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

राज्य स्तर 
क्र० सं० लोक प्राधिकारी इकाई सहायक लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारी 
12 
. वाणिज्य कर विभाग , असि0 कमि० ( स्था० ) . ___ ज्वा0 कमि० ( स्था0), एडि0 कमि०, वाणिज्य 
उत्तराखण्ड वाणिज्य कर , मुख्यालय वाणि कर , मुख्यालय कर, मुख्यालय , 

देहरादून 


70 


उत्तराखण्ड गजट, 23 फरवरी, 2013 ई० ( फाल्गुन 04, 1934 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
- शासन की पूर्व अधिसूचनायें संख्या 1227 / XVII(5) / व्या0कर / 2005 , दिनांक 13. 10. 2005 , संख्या 
631 / XXX(8 ) / वाणिज्य कर / 2007, दिनांक 19 . 10 .2007, संख्या 705 ( 1) / XxVII( 8) / सू0अ0अ0 / 2008 , दिनांक 15 .12. 2008 
एवं संख्या 907 / 2011 / XXVII (8 ) / सू0अ0अ0 / 2008 , दिनांक 13. 09. 2011 तथा संख्या 855 / 2012 / XXVII(8 ) / सू0अ0अ0 / 
2008, दिनांक 24.09. 2011 , को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा , अधिसूचना की शेष शर्ते व अन्य विवरण यथावत् रहेंगे । 

आज्ञा से , 
राधा रतूड़ी, 

सचिव । 


कार्मिक अनुभाग - 1 
विज्ञप्ति / त्याग - पत्र 

28 जनवरी, 2013 ई० 
संख्या 36 / XXX - 1 - 13 - 26 (1) / 2013 - श्री विवेक , सिविल जज ( जू०डि० ), कीर्तिनगर , टिहरी गढ़वाल , 
उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 24 . 12 . 2012 में उनके द्वारा किये गये अनुरोध एवं महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च 
न्यायालय के पत्र संख्या 6903 / Xiv - a - 32 / Admin . A / 2012, दिनांक 26 . 12.2012 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में 
श्री राज्यपाल महोदय, श्री विवेक , सिविल जज ( जू0डि0), कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल , उत्तराखण्ड का त्याग - पत्र दिनांक 
24 .12.2012 के अपरान्ह से स्वीकार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 
सुरेन्द्र सिंह रावत , 

सचिव । 


लघु सिंचाई अनुभाग 

कार्यालय - ज्ञाप 

28 जनवरी , 2013 ई० 
संख्या 104 / I - 2013 - 01 (12) / 2005 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 29. 08.2012 के क्रम में 
लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा, 2007 में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों 
की पुनरीक्षित नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों में से निम्न अभ्यर्थियों को सहायक अभियन्ता , लघु सिंचाई , 
वेतनमान ₹ 15,600 - 39, 100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन योगदान करने की तिथि 
से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुये दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं : 

सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य की जाने वाली सुविधाएं देय होंगी । 
क्र० सं० नाम / पिता का नाम 

श्रेणी 

पदस्थापना का स्थान 
1. श्री राजीव मिश्रा ( कृषि ) पुत्र श्री रामऔतार मिश्रा सामान्य उपखण्ड बेरीनाग , जनपद पिथौरागढ़ 
2 . श्री धीरज कुमार ( कृषि ) पुत्र स्व० श्री हरपाल सिंह अ०पि0व0 उपखण्ड सतपुली, जनपद पौड़ी 
3. श्री सुशील कुमार ( यांत्रिक) पुत्र श्री रघुवीर सिंह अनु० जाति उपखण्ड कपकोट, जनपद बागेश्वर 


सम्बन्धित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी योगदान रिपोर्ट एक माह के अन्दर सम्बन्धित 
अधिशासी अभियन्ता , लघु सिंचाई के कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उन्हें निम्नवत् 
सूचनाएं एवं प्रमाण - पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे, तदोपरान्त ही उनकी योगदान सूचना स्वीकार की 
जायेगी : 

1 . चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा - पत्र । 


71 


भाग 1] 

उत्तराखण्ड गजट , 23 फरवरी, 2013 ई० (फाल्गुन 04 , 1934 शक सम्वत् ) 
3. एक से अधिक जीवित पत्नी न होने की घोषणा / शपथ - पत्र । 
4. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो उनके सम्बन्धी न हों , के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण - पत्र । 
5. शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण - पत्रों की छाया प्रति । 

कार्यालय - ज्ञाप 

06 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 128 / II - 2013 - 01 ( 12 ) / 2005 टीसी - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 29 .08. 2012 के 
द्वारा सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा, 2007 में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पुनरीक्षित नियुक्ति हेतु 
संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों में से पूर्व में पेयजल विभाग को आवंटित निम्न अभ्यर्थियों को लघु सिंचाई विभाग आवंटित 
होने के फलस्वरूप सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई , वेतनमान ₹ 15 ,600 - 39 ,100 , ग्रेड पे ₹ 5 ,400 में निम्नलिखित शर्तों 
एवं प्रतिबन्धों के अधीन योगदान करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुये दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने 
की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

2 . सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य की जाने वाली सुविधाएं 
देय होंगी । 
क्र० सं० नाम / पिता का नाम 

श्रेणी 

पदस्थापना का स्थान 
श्री भरत प्रकाश सिंह ( यांत्रिक ) सामान्य उपखण्ड पिथौरागढ़, जनपद पिथौरागढ़ 
पुत्र श्री बची राम रावत 
श्री मदन मोहन शर्मा ( सिविल ) सामान्य 

उपखण्ड बाराकोट , जनपद चम्पावत 
पुत्र स्व0 जयन्ती प्रसाद शर्मा 


3. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी योगदान रिपोर्ट एक माह के अन्दर सम्बन्धित 
अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई के कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उन्हें निम्नवत् 
सूचनाएं एवं प्रमाण - पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे , तदोपरान्त ही उनकी योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी 


1. चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा - पत्र । 
3 . एक से अधिक जीवित पत्नी न होने की घोषणा / शपथ - पत्र । 
4. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो उनके सम्बन्धी न हों , के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण - पत्र । 
5 . शैक्षिक योग्यता , आयु एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण - पत्रों की छाया प्रति । 

आज्ञा से , 
आर0 सी0 पाठक , 

सचिव । 


परिवहन अनुभाग - 1 

अधिसूचना 

05 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 120 / ix - 1 / 2013 / 216 / 2008 - अधिसूचना संख्या 111 / ix / 216 / 08 / 2011 - 12 , दिनांक 30 अप्रैल , 
2012 को निरस्त करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 ( अधिनियम संख्या 59 , सन् 88) की धारा 102 की उपधारा (1 ) 
के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय , अनुमोदित योजना में नीचे अनुसूची के स्तम्भ - 3 में उल्लिखित 


- 72 उत्तराखण्ड गजट, 23 फरवरी, 2013 ई० (फाल्गुन 04, 1934 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
सीमा तक , प्रत्येक के समक्ष उक्त अनुसूची के स्तम्भ - 2 में उल्लिखित अधिसूचित मार्गों के सम्बन्ध में , लोकहित में 
उपान्तर करने का प्रस्ताव करते है और उसे उक्त धारा की उपधारा (2 ) की अपेक्षानुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम 
और प्रस्तावित उपान्तरों द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त यात्रियों की सूचना के लिये और उसे अभ्यावेदन यदि कोई 
हो , आमन्त्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित करते हैं : 

2. उत्तराखण्ड परिवहन निगम और अन्य कोई व्यक्ति , जिसका हित प्रस्तावित उपान्तर द्वारा प्रभावित होना 
सम्भाव्य है, अभ्यावेदन, यदि कोई हो , इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर सचिव , 
परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन , देहरादून को कर सकता है । 

3. इस प्रकार इस निमित प्राप्त अभ्यावेदनों की सुनवाई, सुनवाई प्राधिकारी श्री नितेश कुमार झा , अपर सचिव 
परिवहन , उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 13 . 03 . 2013 को पूर्वान्ह 11 . 00 बजे उनके उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून 
स्थित कार्यालय कक्ष में की जायेगी । 

अनुसूची 


क्र० सं० 


प्रस्तावित उपान्तर 


अधिसूचित मार्ग का नाम , जिसका उपान्तर 

- प्रस्तावित है 


1. . 


बहादराबाद - पिरानकलियर - रोशनाबाद - रुड़की 


निजी क्षेत्र की मिनी बसों के संचालन हेतु 


आज्ञा से , 


उमाकान्त पंवार, 

सचिव । 


गृह अनुभाग - 2 
विज्ञप्ति / प्रोन्नति 

11 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 211 / XX - 2 / 13 / 08( 06 ) 2012 - तात्कालिक प्रभाव से सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड पुलिस संचार 
शाखा में कार्यरत श्री ओम प्रकाश मेहता, रेडियो निरीक्षक ( वेतनमान ₹ 9 , 300 - 34, 800 , ग्रेड पे ₹ 4,600 ) को सहायक 
रेडियो अधिकारी के पद पर वेतनमान ( 15,600 - 39, 100 , ग्रेड पे ₹ 5,400 ) में पदोन्नति प्रदान करते हुए पुलिस संचार 
शाखा, नैनीताल में एतदद्वारा तैनात किया जाता है । 


मंजुल कुमार जोशी, 

अपर सचिव । 


पी०एस०यू० ( आर0ई०) 08 हिन्दी गजट / 97 - भाग 1 - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू०ए० / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


- 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 23 फरवरी, 2013 ई० ( फाल्गुन 04, 1934 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
पशु मेला उपविधियां, जिला पंचायत अल्मोड़ा 

___ 12 अक्टूबर, 2012 ई० 
पत्रांक 681 / बाइलॉज प्रकाशन / 2012 - 13 - जिला पंचायत अल्मोड़ा, उ0प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत 
अधिनियम, 1961 की धारा 239 के अन्तर्गत अल्मोड़ा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी / सार्वजनिक भूमि पर लगाये जाने 
वाले पशु बाजार , पशु मेलों, पशु पैठ तथा पशु प्रदर्शनियों को नियन्त्रित करने हेतु उपविधियां प्रकाशित करती हैं । 
इन उपविधियों का प्रकाशन 08 अक्टूबर , 2009 को दैनिक समाचार पत्रों में किया गया था । निर्धारित अवधि में कोई 
आपत्ति प्राप्त न होने पर उपविधियों का प्रकाशन शासकीय गजट में किया जाना है । 

उपविधि भाग - 1 
1. प्रत्येक व्यक्ति जो जिला पंचायत अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं 
पशु प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है , को इन उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा । 

2. पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के ठेकेदार , संचालक अथवा उसके उसके द्वारा नियुक्त 
मैनेजर या अधिकृत एजेण्ट के लिये बाजार में आये हुये व्यक्तियों के ठहरने, जानवरों हेतु चारा पानी, सफाई तथा 
रोशनी का प्रबन्ध व रख -रखाव कार्य स्वयं करना होगा । 

3. पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धों का निरीक्षण समय - समय पर जिला पंचायत 
के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा । सफाई एवं बिक्री के लिये लाये गये खाद्य पदार्थों की जाँच का कार्य चिकित्सा 
विभाग के अधिकारियों , कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा । अधिकारियों द्वारा जाँच में इंगित कमियों को तुरन्त दूर करना, 
ठेकेदार / संचालक, प्रबन्धक , मैनेजर अथवा एजेण्ट के लिये अनिवार्य होगा । 

4. एक से अधिक दिन तक चलने वाले पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में व्यापारियों एवं 
जनता की सुविधा हेतु शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था व सफाई कराना, संचालक / ठेकेदार / संचालक / मैनेजर 
प्रबन्धक अथवा एजेण्ट के लिये अनिवार्य होगा । 

5. जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी , अभियन्ता, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, क्षेत्रीय अवर 
अभियन्ता, कर निरीक्षक , स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी , स्वास्थ्य एवं खाद्य 


57 - ख 


58 


उत्तराखण्ड गजट , 23 फरवरी, 2013 ई० (फाल्गुन 04 , 1934 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


निरीक्षक के अतिरिक्त अध्यक्ष, जिला पंचायत अथवा लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी किसी भी 
समय निरीक्षण कर सकता है । 

6 . पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी पुलिस 
विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत के लाईसेन्स अधिकारी द्वारा लाईसेन्स प्रार्थना - पत्र पर विचार 
किया जायेगा । 

7 . पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगवाने के लिये यह अनिवार्य होगा कि प्रारम्भ करने 
की तिथि से एक माह (तीस दिन) के पूर्व जिला पंचायत से लाईसेन्स प्राप्ति कर लेंगे । लाईसेन्स की अवधि 01 अप्रैल 
से आगामी कलैण्डर वर्ष के 31 मार्च तक होगी । 

8. किसी पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ , पशु प्रदर्शनी के स्थल से 08 कि0मी0 के अन्दर किसी दूसरे पशु 
मेले , पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु लाईसेन्स नहीं दिया जायेगा । 

प्रतिबन्ध यह है कि नियम उपविधि के लागू जाने के पूर्व से आयोजित हो रहे पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ 
एवं पशु प्रदर्शनियों पर प्रभाव नहीं होगा । 

9 . नये वर्ष का लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होगा कि 30 अप्रैल तक लाईसेन्स शुल्क जमा कर नया 
लाईसेन्स बनवा लिया जाय अथवा पाँच सौ रुपया प्रतिमाह अथवा उसके किसी भाग पर विलम्ब शुल्क जमा करके ही 
लाईसेन्स प्राप्त किया जा सकेगा । लाईसेन्स नवीनीकरण में भी यही विधि अपनाई जायेगी परन्तु लाईसेन्स नवीनीकरण 
हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों में लाईसेन्स संख्या, दिनांक तथा दिये गये लाईसेन्स शुल्क का विवरण अंकित करना होगा । 

10. जो पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ व पशु प्रदर्शनी पहले से लग रहे हैं , उनके संचालक को इन उपविधियों 
के प्रकाशन के एक माह के अन्दर लाईसेन्स बनवा लेना होगा अन्यथा उपनियम संख्या 9 के अनुसार विलम्ब शुल्क जमा 
करने पर ही लाईसेन्स जारी किया जायेगा । प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत द्वारा आयोजित पशु मेले , पशु बाजार , 
पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पर लगाये गये विलम्ब शुल्क को किसी स्थिति तक कम करने अथवा समाप्त करने का 
विशेषाधिकार अध्यक्ष , जिला पंचायत को होगा । 

11 . अपर मुख्य अधिकारी , जिला पंचायत अल्मोड़ा द्वारा इन उपविधियों के अन्तर्गत नामित अधिकारी , 
लाईसेंसिंग अधिकारी होंगे । 

उपविधि भाग - 2 
1. कोई भी व्यक्ति , जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी पशु मेला , पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में किसी 
भी पशु का क्रय -विक्रय, रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा उसकी बिक्री की रजिस्ट्री कराये बगैर नहीं कर सकेगा । 

2. पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ , पशु प्रदर्शनी के स्वामी अथवा संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिला पंचायत 
के लाईसेन्स अधिकारी की अनुमति से ₹ 1,000 वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क देकर, रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त हो सकता 


3. ( अ) निजी पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी के स्वामी का दायित्व होगा कि रजिस्ट्रेशन 
अधिकारी नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा पता सहित पुलिस विभाग द्वारा फोटोयुक्त जारी चरित्र प्रमाण - पत्र 
के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे । ऐसे रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पारिश्रमिक स्वामी संचालन अथवा ठेकेदार की आपसी 
सहमति से तय होगा । प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के द्वारा निर्धारित दर से कम 
न होगा । 

( ब ) जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ , पशु प्रदर्शनी में नियुक्त जिला पंचायत 
के कर्मचारी को यदि रजिस्ट्रेशन अधिकारी का कार्य सौंपा जाता है तो वह पाँच रुपया प्रति पशु की दर से पारिश्रमिक 
प्राप्त करेगा । ऐसे कर्मचारियों को कोई दैनिक भत्ता , यात्रा भत्ता या अन्य कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा । 

4. रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु को बिक्री की रजिस्ट्री पशु देखकर साक्ष्य लेकर ही करेगा । 
5 . किसी पशु की रजिस्ट्री, सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात् नहीं की जा सकेगी । 

6 . रजिस्ट्रेशन अधिकारी, पशु की बिक्री पर रजिस्ट्री करते समय दो प्रतिशत क्रेता एवं दो प्रतिशत विक्रेता 
से पूरे मूल्य पर शुल्क वसूली करेगा, जो किसी भी दशा में 4 प्रतिशत से कम नहीं होगा । प्रतिबन्ध यह है कि जिला 
पंचायत को विशेष संकल्प द्वारा इन उपविधियों में किसी भी प्राविधान के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुल्क को स्थानीय 
परिस्थितियों के कारण बढ़ा देने अथवा कम कर देने का अधिकार होगा । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 23 फरवरी, 2013 ई० (फाल्गुन 04, 1934 शक सम्वत्) 


59 


7. निजी पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धक द्वारा उपविधि के नियमों अथवा निरीक्षण 
के आदेशों का पालन न करने पर , ठेकेदार / संचालक या प्रबन्धक को एक माह का नोटिस दिया जायेगा और उसके 
उपरान्त भी प्रबन्ध ठीक नहीं होता हैं तो लाईसेंसिंग अधिकारी की संस्तुति पर जिला पंचायत द्वारा उक्त पशु मेला , 
पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी की नियत तिथि से अपने प्रबन्ध में लेने की अधिसूचना जारी की जायेगी और 
जिला पंचायत द्वारा स्वयं अथवा ठेके पर उक्त का प्रबन्ध किया जायेगा । प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि 03 वर्ष से 
अधिक न होगी किन्तु अपवादित स्थितियों में जिला पंचायत को निर्देश संकल्प से यह अवधि बढ़ाई जा सकती है । 

8. जिला पंचातय द्वारा नियुक्त ठेकेदार को किसी भी दशा में उपविधियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक 
वसूलने का अधिकार नहीं होगा । 

9. रजिस्ट्रेशन अधिकारी, प्रत्येक पशु की बिक्री का प्रमाण - पत्र अपने हस्ताक्षर से क्रेता को उ0 प्र0 पुलिस 
रेगूलेशन के नियम 183 ( 2) के अन्तर्गत पुलिस फार्म 54 में भरकर देगा तथा उसका प्रतिपर्ण अपने पास सुरक्षित रखेगा । 
एक प्रतिपर्ण पर एक ही पशु की बिक्री की जायेगी । 

10 . पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के ठेकेदार / संचालन तथा प्रबन्धक के लिये यह आवश्यक 
होगा कि उ0प्र0 पुलिस रेगूलेशन के नियम 183 ( 2 ) में निर्धारित पुलिस फार्म 54 पुस्तकें , जिला पंचायत कार्यालय से 
निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् प्राप्त करके , पशुओं का रजिस्ट्रेशन हेतु प्रयोग में लायेगा और पुस्तकों के 
प्रतिपर्ण जिला पंचायत कार्यालय में जमा करेगा । यह शर्त ठेकेदार के ऊपर भी यथावत् लागू होगी । 
. 11. पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक या प्रबन्धक अथवा ठेकेदार के लिये आवश्यक 
होगा कि पशुओं के रजिस्ट्रेशन तथा शर्तों की सूचियां रजिस्ट्रेशन के बैठने के स्थान पर चिपका दें । 

12 . कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी 
में संक्रामक रोग से पीड़ित पशु को नहीं ला सकेगा । तदर्थ नियुक्ति जिला पंचायत के अधिकारी अथवा निजी पशु मेला, 
पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी के संचालक / प्रबन्धक को अधिकार होगा कि संक्रामक रोग से ग्रसित किसी 
भी पशु को प्रवेश न करने दें अथवा स्थल से बाहर निकाल दें । 

13. कोई भी व्यक्ति या संस्था निर्धारित फीस देकर वर्णित अवधि के लिये जिला पंचायत से लाईसेन्स प्राप्त 
किये बिना पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का अयोजन नहीं कर सकेगा । 

14. पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिये निम्नांकित लाईसेन्स शुल्क देय होगा : 
1 . वर्ष में एक बार 1 से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाईसेन्स शुल्क = ₹ 5,000 

वार्षिक । 
2. वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाईसेन्स 

शुल्क = ₹ 10 , 000 वार्षिक । 
3. वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक की अवधि के लिये लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाईसेन्स 

शुल्क = ₹ 15 ,000 वार्षिक । 
4. सप्ताह में एक बार लगने वाले पशु बाजार , पशु पैठ का लाईसेन्स शुल्क = ₹ 4,000 प्रति मेला । 
5. सप्ताह में दो या अधिक बार लगने वाले पशु बाजार , पशु पैठ, का लाईसेन्स शुल्क = ₹ 2, 000 प्रति 

मेला । 
6 . वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु प्रदर्शनी का लाईसेन्स शुलक = ₹ 2 , 000 । 
7. वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक लगातार लगने वाले पशु प्रदर्शनी का लाईसेन्स शुल्क = ₹ 4,000 । 


60 


उत्तराखण्ड गजट , 23 फरवरी, 2013 ई० (फाल्गुन 04, 1934 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
उपविधि भाग - 3 
1. जिला पंचायत द्वारा पशु मेलों , पशु बाजार, पशु पैठं एवं पशु प्रदर्शनियों में क्रेता एवं विक्रेता के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करने हेतु चौधरी अथवा दलाल का लाईसेन्स दिया जायेगां ऐसे चौधरी अथवा दलाल निम्नांकित शर्तों के अधीन 
लाईसेन्स प्राप्त करेंगे और कार्य करेंगे । कोई भी वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही चौधरी या दलाल का कार्य 
करने हेतु लाईसेन्स प्राप्त कर सकेगा । 

2. ₹ 500 वार्षिक शुल्क अदा करने पर ही लाईसेन्स अधिकारी द्वारा चौधरी तथा दलाल को लाईसेन्स दिया 
जायेगा । 

3 . चौधरी तथा दलाल, प्रत्येक पशु की बिक्री पर निम्न प्रकार कमीशन पाने का अधिकारी होगा । उक्त कमीशन 
क्रेता एवं विक्रेता द्वारा आधा - आधा दिया जायेगा । 
( अ) पशु के ₹ 1, 000 तक मूल्य पर 

₹ 5.00 
(ब) पशु के ₹ 5, 000 तक मूल्य पर 

₹ 10 .00 
( स) पशु के ₹ 5,000 से ऊपर मूल्य पर ₹100 .00 

4. जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कोई चौधरी / दलाल अपनी नियुक्ति के बाद पशु मेला, पशु बाजार एवं पशु 
प्रदर्शनी से 30 कि0मी0 के अन्दर अन्य किसी पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में चौधरीहट या दलाली 
नहीं कर सकेगा । अन्यथा उसकी चौधराहट / दलाली लाईसेन्स , अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी । 

उपविधि भाग - 4 
1. जिला पंचायत अल्मोड़ा द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में सार्वजनिक मार्ग 
के किनारे पशुओं के लदान व उतरान के लिये अड्डों की व्यवस्था जिला पंचायत अथवा ठेके पर दिये जाने की स्थिति 
में ठेकेदार द्वारा किया जायेगा । 

2. निजी स्वामित्व में लगने वाले पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के निकट सार्वजनिक मार्ग 
के किनारे पशुओं के लदान व उतरान हेतु अड्डे की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा अथवा ठेके पर दिये जाने की स्थिति 
में ठेकेदार द्वारा किया जायेगा । 

3. यातायात की सुरक्षा तथा मेले में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये अड्डों के पास वाहनों 
का पार्किंग स्थल निर्धारित किया जायेगा । पशुओं के लदान व उतरान के लिये अड्डा बनाया जायेगा । 

4. जिला पंचायत अड्डों की स्थापना एवं संचालन का कार्य स्वयं किसी एजेन्सी अथवा ठेकेदार के माध्यम से 
करेगी । निजी क्षेत्र के पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में अड्डों की स्थापना, ट्रैफिक व्यवस्था संचालन 
के कार्य से पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । 
5. अड्डों पर लदान एवं उतरान शुल्क निम्न प्रकार देय होगा : 
वाहन की किस्म 

शुल्क (1) 
1. मेटाडोर या छोटा ट्रक खाली 

50 . 00 
2. बड़ा ट्रक खाली 

100 . 00 
3. छोटा ट्रक या मेटाडोर , जिसमें पशु लदे हों 
500 .00 
4. बड़ा ट्रक , जिसमें पशु लदे हों 

800 .00 
5. सामान भरी हुई बैलगाड़ी या खडखडा 

50 . 00 
6. खाली बैलगाड़ी या खडखडा 
7. सामान भरा टैक्ट्रर ट्राली, मेटाडोर तथा छोटा ट्रक 50. 00 
8 . सामान भरा हुआ बड़ा ट्रक 

100 . 00 


20. 00 


61 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट, 23 फरवरी, 2013 ई० ( फाल्गुन 04 , 1934 शक सम्वत् ) 

उपविधि भाग - 5 
1. पशु मेला, पशु बाजार , पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा रोग ग्रसित पशुओं का प्रवेश 
निषिद्ध करने के लिये मेलों में जाने वाले सभी प्रवेश मार्गों पर चैकिंग की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जायेगी । 

2. पशुओं की जाँच के लिये जिला पंचायत अथवा जिले के पशुधन विभाग द्वारा निर्दिष्ट पशु चिकित्सा दल 
के प्रमाण - पत्र के पश्चात् ही पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं की प्रवेश की अनुमति दी 
जायेगी । 

3. जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में जिला पंचायत अथवा पशुधन विभाग 
द्वारा चिकित्सा शिविर की स्थापना की जायेगी । जिसमें रोग पशुओं के उपचार की व्यवस्था होगी । 

4. निजी पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को जिला पंचायत के निर्देशानुसार 
यथोचित व्यवस्था करनी होगी । यदि वह ऐसी व्यवस्था नहीं करता तो लाईसेसिंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि 
वह जिला पंचायत की ओर से ऐसी व्यवस्था करा सकता है और उस दशा में होने वाले व्यय को सम्बन्धित निजी 
संचालक से भू - राजस्व के बकाये की भाँति वसूल किया जायेगा । 
5. पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में निम्न प्रकार प्रवेश शुल्क देय होगा : 

प्रवेश शुल्क 
( अ ) गाय का बछड़ा, मैंस का पाड़ा / पड़िया एवं घोड़े 50.00 

का बच्चा, जिसकी आयु एक वर्ष तक 
( ब) बकरा - बकरी एवं भेड़ 

80. 00 
( स ) बैल , मैंस, घोड़ा एवं घोड़ी 

80 . 00 
( द ) ऊँट एवं हाथी 

100.00 


6. पशु मेला, पशु बाजार पैठ, पशु प्रदर्शनी को स्थापित या संचालित करने वाले प्रबन्धक अथवा लाईसेन्स प्राप्त 
करने वाले व्यक्ति या जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार का दायित्व होगा कि 

( क ) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी स्थल स्वच्छ रखें । 
( ख ) पशुओं के चारे व पानी की उचित व्यवस्था हो । 
( ग) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी में आने वाले व्यापारियों तथा ग्राहकों के लिये 

स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करेंगे । 
( घ ) पशु मेला , पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी में पशुओं के रूकने तथा चारा खाने , स्वच्छ जल 

व स्थल का प्रबन्ध करायें । 
( ङ ) व्यापारियों के ठहरने के लिये भी समुचित प्रबन्ध करायें । 
( च ) पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी स्थल पर प्रकाश एवं सफाई की समुचित व्यवस्था 

करायें । 
( छ) संक्रामक रोगों से बचने के लिये ब्लीचिंग पाउडर एवं डी0डी0टी0 का समुचित प्रबन्ध करायें । 
( ज ) जिला पंचायत के अधिकारियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा विभाग 

के अधिकारियों द्वारा मानव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा के संबंध में दिये गये निर्देशों का 
पालन निजी पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को करना अनिवार्य होगा । 

उपविधि भाग - 6 
1 . जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रर्दशनी में सुविधा के समस्त प्रबन्ध 
अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के निर्देशानुसार किया जायेगा । मेला ठेके पर दिये जाने की स्थिति में व्यवस्था 
संबंधित ठेकेदार द्वारा की जायेगी । 


62 


उत्तराखण्ड गजट , 23 फरवरी, 2013 ई० ( फाल्गुन 04, 1934 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


JA 


2 . पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में आई हुयी दुकानों आदि की व्यवस्था दरें एवं अन्य 
शर्ते उपविधि में निर्धारित नियमों के अनुसार की जायेगी । 

3. पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का ठेके पर संचालित करने, वाहन अड्डों को संचालित 
करने अथवा पशु प्रवेश शुल्क की वसूली का कार्य को संपादित करने हेतु यदि जिला पंचायत द्वारा ठेका दिये जाने 
का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे ठेकों की नीलामी एक समिति द्वारा की जायेगी । जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी 
होंगे और कार्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे । यह समिति उपविधि व उपनियमों का पालन भी इन 
ठेकों को करायेगी । 

4. जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में दुकानों के लगाने का 
स्थान अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की देख -रेख में निश्चित किया जायेगा । 

5. निजी पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में लगने वाली दुकानों पशुओं के ठहरने आदि के 
लाईसेन्स आवेदन - पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये ढंग से निश्चित किया जाये । लाईसेन्स अधिकारी की 
अनुमति से निजी स्वामी आवश्यकतानुसार स्थान में व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता हैं । 

___ _ 6. निजी पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु स्वामी को लाईसेन्स प्रार्थना - पत्र के 
साथ पशु मेला, पशु बाजार , पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का स्थल , क्षेत्रफल तथा चेहद्दी मजदूरी का पूर्ण विवरण दर्शाते 
हुये खसरा खतौनी की नकल के साथ आवेदन - पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उस पर विचार किया जायेगा । 


उपविधि भाग - 7 


1. सम्बन्धित पशु मेला, ठेकेदार द्वारा गोवंशीय संरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम , 2007 का कड़ाई 
से पालन करना अनिवार्य होगा । किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु सम्बन्धित ठेकेदार उत्तरदायी होगा । 

2. पशु स्वामी (विक्रेता) को ₹ 100 का स्टाम्प में लिखित देना होगा कि वह विक्रय किये जाने वाले पशुओं 
का वास्तविक मालिक है । ( पटवारी द्वारा स्वहस्ताक्षरित मोहर युक्त प्रमाण - पत्र भी मान्य होगा) । इसी प्रकार पशु क्रेता 
( खरीददार ) को ₹ 100 के स्टाम्प में लिखित में इस तथ्य की जिम्मेदारी देनी होगी कि उसके द्वारा कृषि जोत / बैलगाड़ी 
व्यवसाय हेतु पशु क्रय किये जा रहे हैं । पशुओं का वध किये जाने अथवा पशुओं को वध हेतु बेचे जाने पर स्वयं क्रेता 
की जिम्मेदारी होगी । 

3 . पशु मेलों में प्रवेश के समय पशु क्रेता / विक्रेता को पशु आवारा न छोड़ने का उल्लेख भी उक्त अनुबन्ध 
में करना होगा । 

4 . मेले स्थल पर आवारा पशुओं का प्रवेश रोकने की व्यवस्था भी ठेकेदार द्वारा की जायेगी । अन्यथा की स्थिति 
में मेला अवधि के दौरान अथवा मेला समाप्ति पर क्रेता / विक्रेता द्वारा छोड़े गये आवारा पशुओं को गोशालाओं में 
सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित मेला ठेकेदार की होगी । 

- 5 . नियम उपनियम जो पशु मेले के संबंध में शासन / राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये हैं 
अथवा समय - समय पर जारी किये जायेंगे । उक्त मेले में स्वतः लागू होंगे । 

6 . जनपद के अन्दर एवं राज्य की सीमा के अन्दर जनपद सीमा के बाहर राज्य सीमा से बाहर पशुओं की 
निकासी के संबंध में स्थानीय प्रशासन / राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के नियम लागू होंगे, जिनकी निकासी की 
स्वीकृति उक्तानुसार प्रशासन / शासन द्वारा दी जायेगी । 

7. जिला पंचायत द्वारा संचालित मेलों हेतु बनाये गये नियम उपरोक्त पशुओं ( गाय शामिल नहीं ) के क्रय -विक्रय 
पर लागू होंगे । निकासी के संबंध में उक्त नियम 6 लागू होगा । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 23 फरवरी , 2013 ई० (फाल्गुन 04, 1934 शक सम्वत् ) 


- 


- 


8 . पशु पालन अनुभाग, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के शासनादेश संख्या 2722 / एक्स0मी0 - 1 / 10 / 7 (59) / 08 , 
दिनांक 22.12. 2010 के अनुसार गठित पशु मेला प्रबन्ध समिति द्वारा समय - समय पर जारी निर्णय शासनादेशानुसार लागू 
होंगे । 


दण्ड 


उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम , 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुये जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थदण्ड 
से दण्डित होगा । जो रुपया दो हजार पाँच सौ तक होगा । यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से 
दण्डित होगा । जो प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें 
अपराधी अपराध करता हैं । ₹ 100 प्रतिदिन तक दण्ड लिया जा सकेगा । 

पशु मेला के सम्बन्ध में जिला पंचायत अल्मोड़ा द्वारा बनाई गयी उपविधियां 


उपविधि भाग - 2 

उपविधि भाग - 2 
प्रस्तावित उपविधि 

संशोधन 
प्रस्तर - 9 रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री का प्रमाण - पत्र 
का प्रमाण - पत्र अपने हस्ताक्षर से क्रेता को उ0प्र0 पुलिस अपने हस्ताक्षर से क्रेता को उत्तराखण्ड पुलिस रेगुलेशन 
रेगुलेशन के नियम 183(2) के अन्तर्गत पुलिस फार्म 54 में द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये एवं यथा संशोधित नियमों 
भरकर देना तथा उसका प्रतिपर्ण अपने पास सुरक्षित के अन्तर्गत भरकर देगा तथा उसका प्रतिपर्ण अपने पास 
रखेगा । एक प्रतिपर्ण पर एक ही पशु की बिक्री की सुरक्षित रखेगा । एक प्रतिपर्ण पर एक ही पशु (बैल) की 
जायेगी । 

बिक्री की जायेगी । 


ह0 (अस्पष्ट ) 


ह0 ( अस्पष्ट ) 
अपर मुख्य अधिकारी, 
जिला पंचायत , अल्मोड़ा । 


अध्यक्ष , 
जिला पंचायत, अल्मोड़ा । 


पी०एस०यू० ( आर0ई०) 08 हिन्दी गजट / 97 - भाग 1 - क - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


20 


उत्तराखण्ड गजट, 23 फरवरी, 2013 ई० (फाल्गुन 04, 1934 शक सम्वत् ) 

[ भाग 8 
संशोधन का प्रस्ताव 
वर्तमान दर 

संशोधित दर 
4 (क ) (1) होर्डिंग / ग्लो साइन बोर्ड / बैनर / वाल पेंन्टिंग ₹ 100 प्रति वर्ग मीटर ₹ 161 प्रति वर्ग मीटर 

लगाने या दर्शाने हेतु 
( 2) यूनीपोल 

₹ 100 प्रति वर्ग मीटर र 267 प्रति वर्ग मीटर 
( 3 ) पंजीकरण शुल्क 

₹ 2, 500 प्रति वर्ष 
(4) पंजीकरण नवीकरण शुल्क 

₹ 1,500 प्रति वर्ष 


ह0 ( अस्पष्ट ) 


अध्यक्ष, 
नगरपालिका परिषद , कोटद्वार । 


पी०एस०यू० ( आर0ई०) 08 हिन्दी गजट / 97 - भाग 8 - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


